निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 चैत्र 1939 ( श0 ) 
( संo पटना 274) पटना , वृहस्पतिवार , 6 अप्रील 2017 


सं0 2 / प. - 1 - 106 / 11 - 146 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


संकल्प 

21 मार्च 2017 
विषयः- तत्कालीन नोडल विभाग ( जल संसाधन विभाग ) के पत्रांक - 7287 दिनांक 08.12.11 के द्वारा लोक स्वास्थ्य 

अभियंत्रण विभाग के लिए संविदा पर नियोजन हेतु अनुशंसित एवं द्वितीय पुनर्नियोजित (जिनकी संविदा अवधि 
जुलाई 2016 में समाप्त हो गयी ) कुल - 16 (सोलह ) कनीय अभियंता ( असैनिक) ( सूची संलग्न ) को रू0 
27,000 / - ( सताइस हजार) मासिक पारिश्रमिक पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा पर तृतीय पुनर्नियोजन 
की स्वीकृति के संबंध में । 

1. उद्देश्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत नियमित नियुक्ति हेतु रिक्तियां कर्मचारी चयन आयोग 
में लंबित रहने के कारण जल संसाधन विभाग ( तत्कालीन नोडल विभाग ) द्वारा वर्ष 2011 में संविदा के आधार पर लोक 
स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के लिए अनुशंसित एवं वर्तमान में द्वितीय पुनर्नियोजित तथा कार्यरत (जिनकी द्वितीय 
पुनर्नियोजन जुलाई 2016 में समाप्त हो गयी) कुल 16 ( सोलह ) कनीय अभियंता ( असैनिक ) के मात्र एक वर्ष के लिए 
तृतीय पुनर्नियोजन की आवश्यकता है । 

2. पूर्व में कनीय अभियंताओं से संबंधित नियुक्ति के मामले में जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना नोडल 
विभाग के रूप में कार्य करता था । वर्तमान में जल संसाधन विभाग की नोडल व्यवस्था समाप्त हो चुकी है तथा अब 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग स्वयं ही अपना नोडल विभाग है, इसलिए अब संविदा पर नियोजन की कार्रवाई लोक 
स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के स्तर से ही की जानी है । 

____ 3. संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 
( वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग ) के संकल्प संख्या - 2401 दिनांक 18.07.07 द्वारा निरूपित है । विशेष परिस्थिति में 
कार्यहित एवं जनहित में नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अपरिहार्य विलंबता की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के 
संकल्प संख्या - 1718 दिनांक 06.05. 10 द्वारा पुनः एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है । 

4. सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना के संकल्प संख्या - 8025 दिनांक 21. 05. 13 के द्वारा सभी रिक्त पदों 
पर एक वर्ष के अन्दर नियमित नियुक्ति पूरी कर लेने तथा नियमित नियुक्ति में लगने वाले विलंब के मद्देनजर 
प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार अधिकतम एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन करने का अद्यतन आदेश जारी किया 
गया है । प्रशासी विभाग में सम्प्रति दिनांक 31.03. 16 तक कनीय अभियंता ( असैनिक ) का स्वीकृत बल 518 स्थायी पद 
+ 107 अस्थायी पद अर्थात् कुल 625 के विरुद्ध 184 कार्यरत हैं तथा कुल रिक्तियां 334 + 107 अर्थात् कुल 441 हैं 
जिनमें से कनीय अभियंता ( असैनिक ) के 185 पदों पर नियुक्ति हेतु तत्कालीन नोडल विभाग ( जल संसाधन विभाग) को 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 6 अप्रील 2017 
वर्ष 2009 में अधियाचना की गई । जिसे नोडल विभाग ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग को रिक्ति को अधियाचित किया 
गया । बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 2011 में नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशन कर परीक्षा आयोजित की गई 
जिसका परीक्षाफल प्रकाशित की गई । परीक्षाफल के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई । दायर याचिका 
में न्यायालय द्वारा परीक्षाफल रद्द करते हुए पुन: परीक्षा आयोजित करने का निदेश दिया गया । तदनुसार आयोग द्वारा 
दिनांक 25.09. 16 को परीक्षा आयोजित की गई । इस संबंध में जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक - 4922 
दिनांक 07.09.16 द्वारा संसूचित की गई है । शेष 107 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु प्रशासी विभाग द्वारा 
अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन अयोग को विभागीय पत्रांक - 281 दिनांक 25. 10 .16 द्वारा भेजी गई है । 

5. उपर्युक्त परिपेक्ष्य में कनीय अभियंता ( असैनिक ) के पद पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अपरिहार्य 
विलंबता एवं विभाग के अंतर्गत संचालित जलापूर्ति , स्वच्छता मिशन , शौचालय निर्माण आदि सरकार के विकास कार्य 
सुचारू रूप से संपादन को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कार्यहित में तथा विशेष परिस्थिति में लोक स्वास्थ्य 
अभियंत्रण विभाग में वर्ष 2011 में संविदा पर नियोजित एवं द्वितीय पुनर्नियोजित तथा जिनकी संविदा माह जुलाई 2016 
में समाप्त हो गई है, कुल 16 (सोलह ) कनीय अभियंताओं ( असैनिक ) जिनका कार्यकलाप अच्छा है और जिनके विरुद्ध 
शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, के तृतीय पुनर्नियोजन का प्रस्ताव है । ये कनीय अभियंता वर्तमान में अकार्यरत हैं तथा 
इनकी संविदा जुलाई 2016 में समाप्त हो गई है । उक्त बिन्दु को स्पष्ट करते हुए मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ संलेख प्रारूप 
भेजने हेतु वित्त विभाग द्वारा सहमति प्रदान की गई है । 

6. अतः लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का प्रस्ताव है कि कनीय अभियंता ( असैनिक ) के पद पर नियमित 
नियुक्ति की प्रक्रिया में अपरिहार्य विलम्बता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कार्यहित तथा विशेष परिस्थिति में 
तत्कालीन नोडल विभाग ( जल संसाधन विभाग ) के पत्रांक - 7287 दिनांक 08. 12.11 के द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण 
विभाग के लिए नियोजन हेतु अनुशंसित एवं संविदा पर द्वितीय पुनर्नियोजित कुल 16 ( सोलह ) कनीय अभियंता 
( असैनिक ) को वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुमोदित दर रू0 27 ,000 / - ( सताइस हजार) मासिक 
पारिश्रमिक पर अगले एक वर्ष के लिए तृतीय पुनर्नियोजन करने का निर्णय दिनांक 15.02.17 को सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद् 
की बैठक के मद सं0 - 12 में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में लिया गया है ( सूची संलग्न ) । 

इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा निम्न परामर्श दिया गया है कि : 
(i) पूर्व में नियोजित कनीय अभियंता की नियमित नियुक्ति हेतु त्वरित प्रयास किया जाय । 
(ii) राज्य सरकार संविदा पर नियुक्ति के खिलाफ है और अगले एक वर्ष में इनपर नियुक्ति की प्रक्रिया 

एवं प्राधिकार के संबंध में मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ संलेख प्रस्तुत करें । 
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा 

इसकी प्रतियां सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / बिहार लोक सेवा आयोग / बिहार कर्मचारी चयन आयोग / सभी 
प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

अंशुली आर्या, 

प्रधान सचिव । 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 
तृतीय पुनर्नियोजन हेतु कनीय अभियंता (असैनिक ) की सूची : 
योग्यता आवेदक - पिता का । 

स्थायी पता पत्राचार का पता आरक्षण 
सं0 - क्रमांक नाम तिथि 

कोटि 


क्र० 


जन्म 


___ 2 
__ 117 


3 
राकेश 
कुमार 
पोद्दार 


4 
। श्री सुरेश 
पोद्दार 


18/08/1986 | 


सामान्य 


ग्राम - फतेहपुर 
पोस्ट - धनोखर 
थाना - सनोखर 
भाया - एकचारी 
जिला - भागलपुर 


ग्राम - फतेहपुर 
पोस्ट - धनोखर 
थाना – सनोखर 
भाया - एकचारी 
जिला - भागलपुर 


125 


मनोज 


| श्री 


सामान्य 


कुमार 


भनराज 
महतो 


20 /01/1988 | ग्राम -किरीगरा ग्राम - किरीगरा 

पोस्ट -बुंदु पोस्ट - बुंदु 
भाया - बचरा भाया - बचरा 
जिला - हजारीबाग जिला - हजारीबाग 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 6 अप्रील 2017 


क्र० 


स्थायी पता 


पत्राचार का पता 


योग्यता 
क्रमांक 


आवेदक । पिता का 

नाम 


जन्म 
तिथि 


आरक्षण 
कोटि 


सं० 


2 


8 


3 


141 


3 
अभिषेक 
नन्दन 


4 


। 


146 


रजनीश 
कुमार 


राम 


5 


| 


169 


चंदन 


कुमार 


211 


| श्री 


चंदन 
कुमार 


7 | 


995 


मो0 
अख्तर 


5 

___ 7 
श्री 

27 /12/ 1987 मोहल्ला मोहल्ला - कृष्णापुरी सामान्य 
राजनन्दन 

कृष्णापुरी खण्डकपारा, 
प्रसाद 

खण्डकपारा, बिहारशरीफ 
बिहारशरीफ जिला - नालन्दा 

जिला - नालन्दा 
श्री _ 13/ 01/ 1984 | ग्राम + पोस्ट - जमुई । बरारी कोइलरी 6 | सामान्य 
रामदहीन 

थाना -सिकन्दरपुर पीर, भूलन बरारी, 

जिला - बलिया धनबाद । 
श्री 

01 - 05 -1986 ग्राम - कठौन मुहल्ला - कृष्णापुरी सामान्य 
अशोक 

पोस्ट - मोहनपुर भतडीहा 
यादव 

जिला - गोड्डा, पोस्ट - गोड्डा 
झारखंड जिला - गोड्डा, 

झारखंड 
10 - 02 - 1988 मोहल्ला 

मोहल्ला - लिच्ची सामान्य 
लखेन्द्र 

लिच्ची गाछी 

गाछी 
प्रसाद 

गोला बांध रोड गोला बांध रोड 

मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर 
| मो0 03 - 08 -1991 ग्राम - पदमपुर ग्राम - पदमपुर सामान्य 
जब्बार 

पोस्ट - हसनगंज पोस्ट - हसनगंज 
भाया - रानीपतरा भाया - रानीपतरा 
थाना - डंडखोरा थाना - डंडखोरा 

जिला - कटिहार जिला- कटिहार 
श्री योगेन्द्र 20/ 05 /1984 ग्राम - घोघी ___ ग्राम घोघी अपि०व० 
प्रसाद 

पोस्ट - लोसाघानी पोस्ट - लोसाघानी 
शर्मा 

जिला - लखीसराय । जिला - लखीसराय 
श्री रविन्द्र 02 - 07 - 1984 ग्राम - रौदा मठ ग्राम - रौदा मठ अपि0व0 
|मिस्त्री 

पोस्ट - तिनेरी पोस्ट - तिनेरी 
थाना - मुरारू थाना - मुरारू 

जिला - गया जिला - गया 
| श्री 

01 - 01 -1990 ग्राम + पोस्ट द्वारा श्री के0पी0 पि०व० 
हिसाबी 

महीसोना 

पोद्दार 
प्रसाद 

जिला - लखीसराय । ग्राम - सुभाष नगर 

पोस्ट - पूर्णियाँ 

जिला - पूर्णियाँ 
| श्री 

21 / 01 / 1989 ग्राम - केवटिया ग्राम + पोस्ट - अगिय पि०व० 
शिवाधार 

पोस्ट कोआथ व बाजार, चौधरी 
चौधरी 

थाना अगियाँव दुकान 

बाजार जिला - भोजपुर 

जिला - भोजपुर 
श्री जय 01- 05 -1985 | ग्राम - तुर्कबलिया ग्राम - तुर्कबलिया पि०व० 
| गोविन्द 

पोस्ट - नैनी, पोस्ट - नैनी, 
थाना - छपरा थाना - छपरा 
जिला- सारण जिला - सारण 


15 


तरूण 


20 


अनिल 
कुमार 
विमल 


31 


नवीन 
कुमार 


38 


रविन्द्र 
कुमार 


233 


राज 
किशोर 
राय 


राय 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 6 अप्रील 2017 
योग्यता आवेदक | पिता का जन्म 

स्थायी पता पत्राचार का पता 
क्रमांक 

नाम तिथि 


आरक्षण 
कोटि 


2 


__ 7 


5 
01 - 01 -1992 


47 


श्री 


अ0जा0 


3 
अमित 
कुमार रामचन्द्र 
रजक रजक 
आशुतोष । श्री महेन्द्र 

प्रसाद 
रजक रजक 


| 


58 


04- 01 -1984 


अ0जा0 


कुमार 


ग्राम - जमालपुर ग्राम - जमालपुर 
पोस्ट - विहपुर 

पोस्ट - विहपुर 
जिला - भागलपुर 

जिला - भागलपुर 
ग्राम 

द्वारा 
कोलहायपट्टी देवनारायण रजक , 
पोस्ट - रघुनाथपुर । वार्ड नं0 - 09 , 
भाया - मुरलीगंज थाना रोड , 
जिला - मधेपुरा 

__ बनमंखी 
पोस्ट - बनमंखी 

जिला - पूर्णियाँ 
ग्राम + पोस्ट 

ग्राम + पोस्ट 
खवासपुर 

खवासपुर 
थाना - पीरपैंती थाना - पीरपैंती 
जिला - भागलपुर 

जिला - भागलपुर 
ग्राम प्रसाद बिघा । ग्राम - प्रसाद बिघा 

पोस्ट - सनसा ___ पोस्ट - सनसा 
थाना – दाउदनगर थाना – दाउदनगर 
जिला - औरंगाबाद जिला - औरंगाबाद 


15 | 


01 - 02 -1976 


3000 


निर्भय 
कुमार 
मंडल 


स्व० 
इन्द्रदेव 
मंडल 


16 | 


8 


07- 06 - 1990 


| प्रनोति 
प्रधान 


श्री 
बैद्यनाथ 
सिंह 


पि०व० 
( म० ) 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अंशुली आर्या, 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , →टना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 274- 571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


